निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 938 ) पटना , बुधवार , 24 अक्तूबर 2018 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

15 अक्तूबर 2018 
एस0ओ0 264 दिनांक 24 अक्तूबर 2018 — विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3324 / जे0 दिनांक 07 . 09 .2000 के द्वारा 
गठित बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा को विभागीय अधिसूचना संख्या - 5636 / जे0, दिनांक 


03. 09 . 2015 द्वारा दिनांक 07 . 09 . 2015 से अगले तीन वर्षों की अवधि तक के लिए नियुक्त किया गया था । 


पुनः विभागीय अधिसूचना संख्याः- ए0 / ए0बी0 -01 / 2006 - 8686 / जे0 , दिनांक 15 . 10 . 2018 द्वारा दिनांक 
07. 09 .2018 से अगले तीन वर्षों के विस्तारित अवधि तक के लिए न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा , अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उच्च 
न्यायालय, पटना को, पूर्व शर्तों पर ही , बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है । 

( सं0 सं0ए0 / ए0बी0 - 01 /06 / 8687 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार जैन, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 938- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette .bih. nic.in 


